VO13859 
123151 .५ 


Raila da 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD . NO . D 


1004/ 99 


RRORS 


- 


सत्यमेवजपते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


Depti 


2000 


- 


- 


% 


असाधारण 

fo . 2150 
EXTRAORDINARY 

CD 
भाग - - खण्ड 1 
PART - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित CPR 130 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 91 

नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 13 , 2004 /पौष 23 , 1925 
No. 9] 

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13 , 2004 /PAUSA 23, 1925 
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 

संकल्प 
नई दिल्ली , 13 जनवरी, 2004 

प्रभारी 
सं. 12011 / 4/ 2002 - बी. सी . सी . -- भारत सरकार ने कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन ( कार्मिक एवं प्रशिक्षण ) मंत्रालय के का. स. सलिएRP3 
स्था. ( एस. सी. टी. ) दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले केन्द्र सरकार के अधीन सिविल पदों और 
सेवाओं में 27 % रिक्तियां आरक्षित की हैं । 

____ 2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम , 1993 के उपबंधों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूचियों 
में शामिल करने के अनुरोधों तथा अधिक शामिल करने और कम शामिल करने की शिकायतों को प्राप्त करने , जांचने और उनकी सिफारिश करने के लिए की 
गई थी । 

3. इस सबंध में 26 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची को कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं. 12011/68/ 93 
बी. सी . सी . ( सी ) दिनांक 10 सितम्बर , 1993, सं . 12011/9/ 94 - बी. सी . सी., दिनांक 19 अक्तूबर, 1994, सं. 12011/7/95 - बी. सी. सी ., दिनांक 24 मई, 1995 , 
सं . 12011/ 99 / 94 - बी , सी . सी ., दिनांक 11 दिसम्बर , 1997 , के तहत अधिसूचित किया गया । उपर्युक्त सूचियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार 
पर संशोधित किया गया था और समय - समय पर संकल्प सं . 12011/ 96/ 94 - बी . सी. सी ., दिनांक 9 मार्च, 1996, सं. 12011/ 44/ 96 - बी . सी. सी ., दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 , 
सं . 12011/13/97 - बी. सी . सी ., दिनांक 3 दिसम्बर, 1997, सं. 12011/68/98 - बी . सी. सी ., दिनांक 27 अक्तूबर, 1999, सं. 12011/88/ 99 - बी. सी . सी ., दिनांक 6 दिसम्बर, 
199 ), सं . 12011/ 36 /99 - बी . सी. सी ., दिनांक 4 अप्रैल , 2000 , सं. 12011/44/ 99 - बी . सी . सी. , दिनांक 21 दिसम्बर, 2000, सं . 12015 / 9/ 2000 - बी. सी. सी ., दिनांक 
06 - 39 - 2001 तथा 12011/1/2001 - बी . सी . सी., दिनांक 19 -6 - 2003 के तहत जारी की गई । 

4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने तदन्तर आंध्र प्रदेश, बिहार , पंजाब, सिक्किम , तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची 
में शामिल करने/ संशोधन करने के लिए जातियों/ समुदायों ( उपजातियों/पर्यायों सहित ) की सिफारिश की है । 

5. सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है । तद्नुसार उपर्युक्त राज्यों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की 
केन्द्रीय सूची में अनुबंध में दिए गए अंतर्वेशनों /संशोधनों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया है । ये अंतर्वेशन/ संशोधन इस संकल्प के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे । 

सपना राय, संयुक्त सचिव 

अनुबंध 
निम्नलिखित राज्यों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में समावेश/ संशोधन : 
1. आंध्र प्रदेश 
2 . बिहार 
3. पंजाब 
4. सिक्किम 
5. तमिलनाडु 

6. उत्तर प्रदेश 
जम सं . राज्य का नाम पुरानी प्रविष्टि 

नई प्रविष्टि 
1. आंध्र प्रदेश 

90 . तुरूपु कापु ( श्रीकाकुलम तथा विशाखापत्तनम 90. तुरुपुकापु और गाजुला कापु ( श्रीकाकुलम , 
जिले जो वहां की महिलाओं में तलाक तथा 

विजियानगरम तथा विशाखापत्तनम जिले जो 
पुनर्विवाह की सामाजिक रीति के अधीन हैं ) । वहां की महिलाओं में तलाक तथा पुनर्विवाह की 

सामाजिक रीति के अधीन हैं ) । 
62. आरेकाटिका, काटिका 

62. आरेकाटिका, काटिका, कुरेश ( मुसलमान कसाई ) 
- 105 . शून्य 

. 105 . पात्रा 


. 


-.,. 


- 


. 


71 ) G / 2004 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I- Şec. 1] 


क्रम सं. राज्य का नाम 


2. FETT 


3. 456 
4 . fufca 
5 . ACHIE 


___ पुरानी प्रविष्टि 
104. 91a (TEE , 376 , RH , 19 ) 
129 . FRA 
20. R , Wilfa 
9 . 4747 
64. कन्नड सायनीगर, कन्नडीयार और 
दासपलंजिका ( कोयम्बटूर , पेरियार और 
नीलगिरी जिले ) 
39. HICIT, 
60 . 941 


नई प्रविष्टि 
104 . 69 ( TAKTI, , 74, 4619 ) 
.. . 129. HIESTR (fit ) ( WASTARA ) 

20 . gn, firan , yolf /R5471 
9. 981 * 
64. E pra , mister ( Tea ) 
और दासपलंजिका ( कोयम्बटूर , ईरोड और नीलगिरी 


fo 


) 


6. 


3TR TT 


CH 


39. HICHI , # , 
60 . YET * 


* वर्तनी शुद्धि केवल हिन्दी पाठ में । 


MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 

RESOLUTION 

New Delhi, the 13th January , 2004 
No. 12011/ 4 /2002 - BCC . - The Government of India , vide the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension 
(Department of Personnel and Training ) OM No. 36012 /22 / 93 - Estt . (SCT) dated the 8th September, 1993 have reserved 27 % of 
Vacancies in Civil Posts and Services under the Central Government, to be filled through direct recruitment in favour of the Other 
Backward Classes (OBCs ). 

2. The National Commission for Backward Classes (NCBC ) was set up as per the provisions of the NCBC Act, 1993 to 
entertain , examine and recommend upon the requests for inclusion and complaints of over -inclusion and under-inclusion in the Central 
Lists of OBCs. 

3. The Common Central List of OBCs in respect of 26 States/UTs were notified vide Ministry ofWelfare Resolution No. 
12011/68/ 93 - BCC ( c ) dated the 10th September, 1993 , No . 12011/ 9 / 1994 -BCC dated the 19th October, 1994 , No. 12011/7 / 1995 - BCC 
dated the 24th May , 1995 , No . 12011 / 99 / 94 - BCC daled the 11th December , 1997 . The said lists weremodified on the basis of the 
recommendations of the NCBC and notified from timeto time vide Resolutions No. 12011 /96 / 94 -BCC dated the 9th March , 1996 , No. 
12011/ 44 / 96 - BCC dated the 6th December, 1996 , No . 12011/ 13 / 97 - BCC dated the 3rd December, 1997 ,No. 12011 /68 /98 - BCC dated 
the 27th October , 1999, No. 12011/ 88 / 99 -BCC dated the 6th December, 1999, No. 12011 /36 /99 -BCC dated the 4th April, 2000 , No . 
12011/ 44 / 99 - BCC dated the 21st September, 2000 , No . 12015/ 9 /2000 - BCC dated the 6th September , 2001 and No . 12011/ 1 / 2001- BCC 
dated the 19th June , 2003 . 

4 . TheNCBC have subsequently recommended castes/communities (including sub - castes/synonymns) for inclusion /amnendment 
in the CentralLists ofOBCs in respect of Andhra Pradesh , Bihar, Punjab , Sikkim , Tamil Nadu and Uttar Pradesh 

5 . The Government have considered and accepted the recommendations of the Commission . Accordingly , the inclusions/ 
amendments in the Central Lists of OBCs in respect of aforesaid States as given in the Annexure is hereby notified . These inclusions/ 
amendments shall take effect from the date of issue of this Resolution . . 

SWAPNA RAY, Jt. Secy . 

ANNEXURE 
Inclusion /amendment in the Central List of Other Backward Classes (ORCs) in respect of undermentioned Slates : 
1 . Andhra Pradesh 
2 . Bihar 
3 . Punjab 
4 . Sikkim 
5 . TamilNadu 

6 . Uttar Pradesh 
S .No. Name of the State Old Entry 

New Entry 
1 . Andhra l radesh 90 . Turupukapu of Srikakulam and 90 . Turupukapu and Gajula Kapu of Srikakulam , 
Visakhapatnam Districts who 

Vizianagram and Visakhapatnam Districts who are 
are subject to social customsof 

subject to social customs of divorce and 
divorce and remarriages among their remarriages among their women . 
women . 
62 . Arekatika , Katika 

62 . Arekatika, Katika, Quresh (Muslim Butchers ) 
105 . Nil 

105. Patra 
2 . Bihar 

104 . Yadav (Gwala , Ahir , Ghasi, 104 . Yadav (Gwala , Ahir ,Gope , Sadgope ) 
Gope ) 
129 . Nil 

129 . Saikalgar (Sikligar ) (Muslim ) 
3 . Punjab 20 . Kumhar , Prajapati 

20 . Kumhar/Ghumiar , Prajapati/Parjapatra 
4 . Sikkim 9 . Em ( Thami) 

9 . 97 * ( Thami) 
5 . Tamil Nadu 

64. Kannada Saincegar, Kannadiyar 64 . Kannada Saincegar, Kannadiyar (throughout 
and Dasapalanjika (Coimbatore , 

the State ) and Dasapalanjika (Coimbatore , Erode 
Paniya and Nilgiris Districts ) 

and Nilgiris Districts 
6 . Uttar Pradesh 39 .Mali, Saini 

39. Mali, Saini, Baghban 
60. TUR (Pathar ) 

60 . TER * ( Pathur ) 


* Spelling correction in Hindi version only . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


